रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L - 33004/99 


रूपम्वाजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART I - Section 3 - Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 4, 2008 /माघ 15 , 1929 
NEW DELHI, MONDAY , FEBRUARY 4, 2008 /MAGHA 15 , 1929 


सं . 144 ] 
No. 144 ] 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2008 
का . आ . 235 ( अ ). - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 3 ) की धारा 5 की उप - धारा ( 3 ) के 
खण्ड ( बी ) के साथ धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( सी ) द्वारा 
दी गई शक्तियों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रोफेसर अच्युतानन्द 
सामन्ता , रसायन विज्ञान के प्रोफेसर , के . आई. आई. टी. यूनिवर्सिटी , 
भुवनेश्वर को प्रोफेसर सुरंजन दास के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के सदस्य के रूप में 11 फरवरी, 2008 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए नियुक्त करती है । 

[ फा. सं. 7-1/2008 - यूआई ( ए).] 

रवि माथुर, संयुक्त सचिव 


(Department of Secondary and Higher Education ) 

. NOTIFICATION 

New Delhi, the 31stJanuary, 2008 
S . O . 235 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by clause (b ) of Sub - section ( 3) of Section 5 read with 
clause (c) of Sub - section (1 ) of Section 6 of the University 
Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956 ), the Central 
Government hereby appoints Prof. Achyutananda Samanta , 
Professor in Chemistry, KIIT University , Bhubaneswar, as 
a Member of the University Grants Commission with effect 
from the 11th February , 2008 for a term of three years , vice 
Prof. Suranjan Das. 

[ ENo. 7-1/2008- UI ( A )] 
RAVI MATHUR, Jt. Secy. 


•--- 


.. 


371GI/ 2008 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


